सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 चैत्र , 1944 ( श ० ) 


संख्या 


175 राँची , 

बुधवार , 


- 


13 अप्रैल , 2022 ( ई ० ) 


) 


राज्य निर्वाचन आयोग , झारखण्ड 


आदेश 
26 अक्टुबर 2021 


संख्या -03 नि 0 पं0-46 / 2016 रा 0 नि 0 आ 0 1154..यतः राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि 
नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन , 2015 के लिए जो स्तम्भ ( 3 ) 
विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है , स्तम्भ ( 4 ) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी 
झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम , 2001 की धारा 68 क एवं 65 क ' क ' सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 
तथा तद्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का 
कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ; 

और यतः उक्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण 
अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर ( यदि कोई हो ) विचार करने के प्रचात् राज्य 
निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त या न्यायौचित्य 
कारण नहीं है : 


2 


2 


, 


। 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 13 अप्रैल , 2022 
अतः इस संबंध में उपायुक्त , देवघर के प्रतिवेदन / अनुपूरक प्रतिवेदन एवं अभ्यर्थियों से प्राप्त स्पष्टीकरण की 
समीक्षोपरान्त अब राज्य निर्वाचन आयोग , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क , सहपठित झारखण्ड 
पंचायत राज अधिनियम , 2001 की धारा 68 क एवं 65'क ' ' क ' के अनुसरण में संलग्न सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में 
विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों / स्थानीय नगर निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने 
जाने और निर्वाचित होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित करता है । 


, 


क्रमांक 


जिला 


निर्वाचन क्षेत्र 


नाम एवं पता 


कारण 


1 


2 


3 


4 


5 


1 


देवघर 


VIII / देवघर -02 


नंदनी सिन्हा , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


ग्राम + पो ० - देवपुर , 


पं 0 - शंकरी , थाना - जसीडीह 


, 


2 


VIII / देवघर -02 


रूबी देवी , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


ग्राम - मालपुर , पो 0 - संग्रामलोद्विया , 
पं 0 - महतोडीह , थाना - जसीडीह 


, 


3 


VIII / देवघर -02 


, 


तालू बीवी , ग्राम पंचायत कोकरीबांक , 
पोस्ट - जसीडीह , प्रखंड - देवघर , 
थाना - जसीडीह , जिला - देवघर 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


4 


VIII / देवघर -03 


डोमन यादव , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


ग्राम - टेडुनियाँ , पं 0 - गौरीपुर 

, 
पो ० - चाँदडीह , थाना - कुण्डा 


5 


LO 


VIII / देवघर -03 


बेनी यादव , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


, 


ग्राम - कोकहराजोरी , पं 0 - पिछड़ीबाद , 
पो ० - सिमरा , थाना - जसीडीह 


6 


VIII / देवघर -03 


शुकदेव मंडल , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


ग्राम - कदेय , पं 0 - खसपैका , पो 0 - सिमरा , 
थाना जसीडीह 


7 


VIII / देवघर -04 


मंजु देवी , ग्राम - लोड़िया , पो 0 - रिखिया , 
पं 0 - नयाचितकाठ , थाना - मोहनुपर 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


- 


8 


VIII / देवघर -04 


राधिका देवी , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


ग्राम + पो 0+ पं 0 - रढ़िया , थाना – मोहनपुर 


9 


VIII / देवघर -04 


सुमन देवी , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


ग्राम - लोड़िया , पो 0 - रिखिया , 
पं 0 - नयाचितकाठ , थाना - मोहनुपर 


10 


VIII / देवघर -05 


मधुबाला देवी , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 13 अप्रैल , 2022 


3 


करने में असफल रहे । 


1 


11 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


- 


ग्राम - जमुआँ , पो 0 - तपोवन , 

पं 0 - झारखण्डी , थाना - मोहनुपर 
VIII / देवघर -06 

प्रमिला देवी , ग्राम – जगतपुरा , 
पोस्ट - घोरमारा , पंचायत - घुटिया बड़ा 
असहना , प्रखंड - मोहनपुर , 

थाना – मोहनपुर , जिला - देवघर 
VIII / देवघर -07 ( सारवाँ ) | पम्मी कुमारी , ग्राम - कपसियों , 

पं 0 - बैजुकुरा , पो 0+ थाना – सारवाँ 
VIII / देवघर -07 ( सारवाँ ) | प्रज्ञा देवी , 

ग्राम पं 0+ पो ० - पहारिया , थाना - सारवाँ 


12 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


13 


- 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


14 


- 


, 


VIII / देवघर -07 ( सारवाँ ) | रश्मि ठाकुर , ग्राम – छींट पाचूडीह , 
/ 

- 
पो ०+ पं 0+ थाना - सारवाँ 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


15 


VIII / देवघर -07 ( सारवाँ ) | शान्ती देवी , ग्राम पीपरना , 

पो ०+ पं 0+ थाना - सारवाँ 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


16 


VIII / देवघर -08 


टिंकु देवी , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


, 


ग्राम - कोड़ाडीह , पो 0 - मणीगढ़ी , 
पं 0 - बंदाजोरी , थाना - सारवाँ 


, 


17 


VIII / देवघर -08 


पलवि कुमारी , ग्राम - चंदना , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


पो 0 - मणीगढ़ी , पं 0 - डहुआ , थाना - सारवाँ 


, 


18 


VIII / देवघर -08 


रेणु देवी , ग्राम – देवपहरी , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


पो 0+ पं 0 - लखोरिया , थाना - सारवा 


19 


VIII / देवघर -08 


सेफाली देवी , ग्राम - चंदना , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


पो 0 - मणीगढ़ी , पं 0 - डहुआ , थाना - सारवाँ 


20 


VIII / देवघर -09 


जमीला बीबी , 
ग्राम + पं 0+ पो 0+ थाना - सोनारायठाढ़ी 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


21 


VIII / देवघर -09 


परमिला देवी , ग्राम पं 0 - दसमरिया , 
पो 0+ थाना – सोनारायठाढी 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


22 


VIII / देवघर -09 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


रेशमा बानु , पति - जहाँगीर जावेद , 
ग्राम पंचायत + पोस्ट - सोनारायठाढ़ी , 
थाना प्रखण्ड - सोनारायठाढ़ी , 
जिला देवघर 


23 


VIII / देवघर -10 


अमित कुमार राय , 


- 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


ग्राम भाटडीह , पं 0+ पो 0 - मगडीहाथा , 


4 


) 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 13 अप्रैल , 2022 

थाना - सोनारायठाढ़ी 


24 


VIII / देवघर -10 


कुमार मणि टुडू , ग्राम पं 0 - खिजुरिया , 

+ 0 
पो 0 - मगडीहा , थाना सोनारायठाढ़ी 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


25 


VIII / देवघर -10 


जवाहर प्रसाद मडल , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


ग्राम - कोलड़िया , पो 0 - डुमरिया , 


पं 0 - बिंझा , थाना - सोनारायठाढ़ी 


26 


VIII / देवघर -10 


पूनम देवी , 


, 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


ग्राम - बड़ा मोहनपुर , पं 0 - मगडीहा , 
पो 0+ थाना – सोनारायठाढ़ी 


27 


VIII / देवघर -11 


28 


VIII / देवघर -11 


29 


VIII / देवघर -11 


अजय सिन्हा , ग्राम - बंदगारी , 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 

करने में असफल रहे । 
पो 0 - बुढ़ई , पं 0 - झुण्डी , थाना - देवीपुर 
पंकज कुमार राय , 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 

करने में असफल रहे । 
ग्राम - रामरायडीह , पो 0 - बगजोरा , 
पं 0 - अमडीहा , थाना - देवीपुर 
मुमताज आलम , 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 

करने में असफल रहे । 
ग्राम + पो 0+ पं 0 - हुसैनाबाद , थाना - देवीपुर 
दिलीप कुमार झा , 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
ग्राम पंचायत + पोस्ट - हुसैनाबाद , करने में असफल रहे । 
प्रखंड।थाना - देवीपुर , जिला - देवघर 

ओमप्रकाश यादव , ग्राम - गिधैया , निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
पो 0 - भोजपुर , पं 0 - जितजोरी , 

करने में असफल रहे । 
थाना - देवीपुर 
कविता देवी , ग्राम - गिधैया , पो 0 - भोजपुर , | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 

– 
पं 0 - जितजोरी , थाना - देवीपुर 

करने में असफल रहे । 


1 


30 


VIII / देवघर -11 


. 


31 


VIII / देवघर -12 


1 


32 


- 


VIII / देवघर -12 


, 


33 


VIII / देवघर -12 


कामेश्वर मंडल , ग्राम पं 0 - दरंगा , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


पो 0 - बारवाँ , थाना - देवीपुर 


34 


VIII / देवघर -12 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


प्रकाश कुमार मंडल , ग्राम - शंकरपुर , 
पो 0 - भोजपुर , पं 0 – जितजोरी , 
थाना - देवीपुर 
संजीव कुमार , ग्राम - सिमराखास , 
पंचायत बाघमारी , पोस्ट - दल्लुरायडीह , 
प्रखंड + थाना - देवीपुर , जिला - देवघर 


35 


VIII / देवघर -12 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


- 


1 


, 


36 


VIII / देवघर -14 


अंजुम आरा , ग्राम - जरियाटाड़ , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


पो 0 - रामचन्द्रपुर , 

पंचायत - दलहा , 


प्रखण्ड - मधुपुर , जिला - देवघर 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 13 अप्रैल , 2022 


5 


37 


VIII / देवघर -14 


जेबा निसार , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


ग्राम – पटवाबाद , पंचायत – पटवाबाद , 
प्रखण्ड - मधुपुर , जिला - देवघर 


38 


VIII / देवघर -14 


देबिका यादव , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


ग्राम – दोमुहानी , पंचायत - दलहा , 
प्रखण्ड - मधुपुर , जिला - देवघर 


39 


VIII / देवघर -15 


जोबा देवी , पति - राजकुमार दास , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


ग्राम भेड़वा नावाडीह , पंचायत - भेड़वा , 
पो 0+ प्रखंड - मधुपुर , जिला - देवघर , 
०+ 


क्षेत्र सं0-15 


40 


VIII / देवघर -16 


इमरान अंसारी , ग्राम । पंचायत – पिपरा , 
पो 0+ प्रखण्ड + थाना – मारगोमुण्डा , 
जिला - देवघर 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


41 


VIII / देवघर -16 


मो 0 एसाम नुमानी , 
ग्राम पंचायत - चेतनारी , पो 0 - कुशमाहा , 
प्रखण्ड + थाना - मारगोमुण्डा , जिला - देवघर 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


, 


42 


VIII / देवघर -16 


बालेश्वर हेम्ब्रम , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


ग्राम – पोड़ीदह , पो 0 - बड़ाचरपा , 


थाना । प्रखण्ड – मारगोमुण्डा , 
जिला - देवघर 


43 


- 


VIII / देवघर -16 


सदानंद तिवारी , ग्राम कुदारखुसो , 
पंचायत - बाघमारा , पो 0 - बड़ा चरपा , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


प्रखण्ड - मारगोमुण्डा , जिला - देवघर 


44 


VIII / देवघर -17 


अब्दुल गफ्फार अंसारी , ग्राम - आंलदाहा , 
पो 0 - करंजो , थाना - मारगोमुण्डा , 
पंचायत - महजोरी , जिला - देवघर 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


, 


45 


VIII / देवघर -17 


इम्तियाज अंसारी , ग्राम - ओलदाहा , 
पंचायत – महजोरी , पो 0 - करंजो , 
प्रखण्ड – मारगोमुण्डा , जिला - देवघर 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


46 


VIII / देवघर -17 


मो ० जमील अख्तर , ग्राम - बलदाहा , 
पो 0 - करंजो , थाना - मारगोमुण्डा , 
पंचायत - महजोरी , जिला - देवघर 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


47 


VIII / देवघर -18 


1 


गुलाम असफर , ग्राम - लालगढ़ , 
पंचायत - बारा , पो 0 - कुशमाहा , 
प्रखण्ड - करौं , जिला - देवघर 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


48 


VIII / देवघर -20 


काजल कुमार सिंह , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


ग्राम - कुकराहा , प्रखण्ड - सारठ , 


6 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 13 अप्रैल , 2022 

पंचायत - कुकराहा , जिला - देवघर 


49 


VIII / देवघर -20 


विनोद मुर्मू , ग्राम - चितरा , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


प्रखण्ड - सारठ , जिला - देवघर 


, 


50 


VIII / देवघर -21 


ममता देवी , ग्राम - झागराही , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


जमुआसर , प्रखण्ड - सारठ , जिला - देवघर 


51 


VIII / देवघर -22 


रूबी खातुन , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


ग्राम पंचायत सारठ , जिला - देवघर 

+ 


52 


VIII / देवघर -23 


डिंडोली सोरेन , ग्राम - जमुआ , 
पंचायत + प्रखण्ड - पालोजोरी , 
जिला - देवघर 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


53 


VIII / देवघर -23 


स्टेला हेम्ब्रम , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


ग्राम - सगराजोर , पंचायत - सगराजो , 
प्रखण्ड – पालोजोरी , जिला - देवघर 


54 


VIII / देवघर -24 


कमलेश मुर्मू , ग्राम - अंगवाली , 
पंचायत – पहरूडीह , प्रखण्ड - पालोजोरी 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


55 


VIII / देवघर -24 


यशोदा कोल , ग्राम - फाड़ा आम , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


पंचायत धावा , प्रखण्ड – पालोजोरी 


56 


VIII / देवघर -24 


विजय कोल , ग्राम - फाड़ा आम , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


पंचायत - धावा , प्रखण्ड – पालोजोरी 


राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से , 


, 


ह 0 / 


संयुक्त सचिव , 
राज्य निर्वाचन आयोग , 
झारखण्ड , राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 175 -- 50 


